MUMBAI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 माघ, 1937 ( श० ) 
राँची, बुधवार 

25 जनवरी 2017 ( ई० ) 


संख्या - 3 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 111-119 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस- सी ., बी. ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस. सी ., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी. एस ., बी . सी .ई.,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग- 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


112 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 25 जनवरी , 2017 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


योजना- सह -वित्त विभाग 

(वित्त प्रभाग) 


- - - - - - - - - - 


संकल्प 
20 जनवरी , 2017 


विषय: 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF -XXII के तहत् 05-ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं 
के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड) से 11196.39 लाख रुपये 
के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या:- अर्थोपाय (30)- 18/ 2016/61/ बजट-- राज्य में RIDF- XXII के तहत् कुल 05- ग्रामीण जलापूर्ति 
परियोजनाओं का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाना है , जिसके लिए नाबार्ड के पत्र 
संख्या- NB.JH. SPD/ 1975/ RIDF- XXII-2/5.DWS-DWSD/ 158th PSC/ 2016- 17 दिनांक 8 नवम्बर , 2016 द्वारा 
रुपये 11196.39 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है । अतः मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न 
शर्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया जाता है: 

2. परियोजना की कुल लागत 13977 . 13 लाख रुपये है , जिसमें नाबार्ड से 11196 . 39 लाख 
रुपये एवं राज्य संसाधन का हिस्सा 2780. 74 लाख रुपये शामिल है । 

3. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची-1, 
वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018- 19 में किये जायेंगे | 

4. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्ते नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है । इसका अनुपालन 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जायगा | 

5. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन 
प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग, योजना- सह -वित्त विभाग के माध्यम से योजना- सह -वित्त 
विभाग , झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण 
किया जायेगा | ऋण की मूल राशि एवं इस पर देय ब्याज राशि का भुगतान योजन- सह-वित्त विभाग द्वारा 
किया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड 

द्वारा स्वीकृत ऋण राशि (11196. 39 लाख) का 20 % ( अर्थात रु० 2239. 278 लाख) Mobilization Advance 
लिए जायेंगे । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 25 जनवरी , 2017 


113 


6. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग NABARD RIDF से संचालित योजना को अपनी website पर 
प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा । 

7 . चालू (on going ) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति पेयजल एवं स्वच्छता 
विभाग , विभागीय website पर update करेगा । 

8. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring 
करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा । 

9. इन जलापूर्ति परियोजनाओं के रख -रखाव एवं भविष्य की मरम्मति हेतु जलकर लगाकर 
राशि उगाही का सार्थक पहल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करेगा । 

10. यह संकल्प विभागीय संलेख 06/ बजट दिनांक 3 जनवरी, 2017 पर मंत्रिपरिषद की बैठक 
10 जनवरी , 2017 के मद सं .-03 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


अमित खरे, 
सरकार के अपर मुख्य सचिव । 


114 


झारखण्ड गजट( साधारण), बुधवार , 25 जनवरी, 2017 
झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 

- - - - - - - - - 

अधिसूचना 
10 जनवरी , 2017 


संख्या -01स्था०-34/2010- 55 /वि०स०-- झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शन्ते 
नियमावली, 2003 के नियम -7( 1) के अधीन पदवर्ग समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है: 


( 3) 


सदस्य 


IAWN 


( 1 ) माननीय वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार, राँची 

सभापति 
(2 ) माननीय संसदीय कार्य मंत्री, झारखण्ड सरकार , राँची 

सदस्य 
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, सभापित ,प्राक्कलन समिति 
श्री बिनय कुमार सिंह, प्रभारी सचिव , झारखण्ड विधान- सभा, राँची 

सदस्य 
श्री तेजनारायण पाण्डेय,निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची 

सदस्य 
श्री सोनोत सोरेन, संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान - सभा, राँची 
( प्रशासनिक शाखा ) 

सदस्य 
(7) श्री रंजीत कुमार,संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान- सभा, राँची 

सदस्य 
( सचिवालय कर्मचारी वृंद प्रतिनिधि ) 
उक्त समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
12 जनवरी , 2017 


संख्या- जनसम्पर्क-02/ 2015-92/वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता 
है कि माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा ने झारखण्ड विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन के 
नियमों के अधीन दिये गये स्थायी आदेश क्रमांक - 105 के अधीन प्रदत्त शक्तियों : 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 25 जनवरी , 2017 


115 


झारखण्ड विधान- सभा के अष्टम् (बजट ) सत्र के लिए झारखण्ड विधान - सभा की प्रेस सलाहकार समिति का 
गठन निम्न प्रकार से किया है: 
( 1) श्री चन्दन मिश्रा 

हिन्दुस्तान 

संयोजक 
( 2) श्री प्रदीप कुमार सिंह दैनिक जागरण सदस्य 
श्री आन्नद मोहन 

प्रभात खबर 

सदस्य 
श्री सुनील कुमार सिंह आज 

सदस्य 
श्री राजेश तोमर 

ई०टी०वी० 

सदस्य 
श्री एम०एस० खुर्शीद कौमी तंजीम 

सदस्य 
श्री मनोज कुमार 

सन्मार्ग 

सदस्य 
श्री राजेश सिन्हा 

आकाशवाणी 

सदस्य 
(9) श्री दिवाकर कुमार दूरदर्शन 

सदस्य 
( 10) श्री विनय कुमार | 

यू०एन०आई० 

सदस्य 
( 11) श्री पी रामानुजम 

पी०टी०आई० 

सदस्य 
श्री दीपक प्रियदशी 

सहारा टी०वी० सदस्य 
(13 ) श्री राजकमल सिंह ए०पी०एन० न्यूज सदस्य 
श्री मंगल पी० पाण्डेय 

न समाचार सदस्य 
( 15 ) श्री गोपाल झा 

संडे गार्जियन सदस्य 
श्री उदय चैहान 

खबर मंत्र 

सदस्य 
( 17 ) श्री अशोक कुमार 

नक्षत्र टी०वी० 

सदस्य 
(18) सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची सदस्य ( पदेन ) 
( 19) जनसम्पर्क अधिकारी, झारखण्ड विधान - सभा, राँची सदस्य सचिव 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा इस समिति के सभापति तथा श्री गुलाम मोहम्मद सरफराज , 
जनसम्पर्क अधिकारी, झारखण्ड विधान - सभा, राँची इसके सदस्य सचिव होंगे । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


116 


झारखण्ड गजट( साधारण ), बुधवार, 25 जनवरी, 2017 
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 

- - -- - - -- 

अधिसूचना 
19 जनवरी , 2017 


संख्या - 01 स्था०-18 / 2014- 115 वि०स० -- श्री ब्रह्मदेव महतो, अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची 
को दिनांक 31 जनवरी, 2017 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत सभा सचिवालय के ज्ञापांक - 838, दिनांक 
12 अप्रैल, 2016 के आलोक में सृजित “ विशेष कार्य पदाधिकारी ” के रूप में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड 
विधान सभा, रांची के लिए संविदा के आधार पर दिनांक 2 फरवरी, 2017 के प्रभाव से अगले एक वर्ष दिनांक 
2 फरवरी, 2017 से 1 फरवरी, 2018 तक के लिए नियुक्त किया जाता है | 


(ii) श्री महतो, सभा सचिवालय का कार्य भी उक्त पद के रूप में सम्पादन करेंगे । 


(iii) संविदा के आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप योजना- सह-वित्त विभाग (वित्त विभाग), झारखण्ड 
सरकार, रांची के संकल्प सं०-1243 / वि०, दिनांक 28 अप्रैल , 2016 के आलोक में श्री महतो के सेवा 
अवधि में प्राप्त अंतिम वेतन से देय पेंशन की राशि को घटाते हुए शेष राशि के रूप में वेतन एवं 
अन्य अनुमान्य भत्ता देय होगा | 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


नवीन कुमार, 
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
30 दिसम्बर , 2016 


संख्या- कार्मिक - 14/ 2014- 2973 /वि०स० -- एतद दवारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि श्री निजामुद्दीन अंसारी, पूर्व स०वि०स० को कारावास की सजा दिये जाने संबंधी सूचना 
द्वितीय अनुसूची के प्रपत्र- ख में सभा - सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराया गया । इससे संबंधित 
न्यायाधीश, ए०पी०पी० ,उपायुक्त एवं गृह विभाग के पदाधिकारियों की संलिप्ता की जाँचकर अग्रेतर कार्रवाई 
हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के निमित्त सभा - सचिवालय की अधिसूचना सं०- 125, दिनांक 19 जनवरी, 2016 
द्वारा गठित त्रिसदसीय जाँच समिति की अवधि , अधिसूचना सं०-846, दिनांक 21 अप्रैल, 2016 1495 , 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 25 जनवरी , 2017 


117 


16 जून, 2016 एवं अधिसूचना सं०-2452,दिनांक 14 अक्टूबर , 2016 एवं अधिसूचना सं०-2700 , दिनांक 
25 नवम्बर , 2016 के क्रम में दिनांक 31 जनवरी , 2017 तक विस्तारित की जाती है । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 


संजय कुमार , 

अवर सचिव, 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 

- -- -- - -- -- 

अधिसूचना 
30 दिसम्बर, 2016 ई० । 


संख्या- वि०स०वि० -27 / 2016 - 4211 / वि०स०-- झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना संख्या 
27 / 2016- 3318, दिनांक 14 नवंबर 2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा की षष्ठ ( मानसून ) सत्र में दिनांक 28 जुलाई ,2016 
को पारित प्रस्ताव के आलोक में “ झारखण्ड सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक, 2016 पर 
विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन के निमय -72 के अधीन गठित 
प्रवर समिति का कार्यकाल 28 फरवरी, 2017 तक विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा,रांची । 
प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


118 


झारखण्ड गजट( साधारण ), बुधवार, 25 जनवरी, 2017 

प्रकाशनार्थ सूचना 

शुद्धि पत्र 


मैं NILU SHARMA पत्नी SRI SANTOSH HARI SHANKAR KUMAR NARAYAN शपथ 
पत्र सं० 726 दिनांक 1 अक्टूबर , 2016 के अनुसार NILU KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी । 
___ NILU SHARMA एवं NILU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 

पूर्व में प्रकाशित गज़ट संख्या- 32, दिनांक 9 -11- 2016 को इस हद तक संशोधित 
समझा जाए । 


PERMANENT RESIDENT OF VILL — BARALOTA, ( NORTH) 

P . O - G . L. A COLLEGE, 
P .S .- MEDININAGAR , DALTONGANJ, 

DIST — PALAMU , 
STATE _ JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SUMAN MINZ पत्नी SRI DULAR MINZ शपथ पत्र सं० 789 दिनांक 11 नवम्बर , 
2016 के अनुसार SUMAN MANI KALYANI MINZ के नाम से जानी जाऊँगी । 

SUMAN MANI KALYANI MINZ एवं SUMAN MINZ दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT OF VILL- - ASHREETA COMPLEX , FLAT NO - 203 , 

CLUB ROAD , NEW GARDEN , 
SIROMTOLI, CHUTIA , RANCHI-834001 


PERMANENT RESIDENT - - 


VILL & P . O - KHUNTI TOLI, 

P.S .- SIMDEGA, 
DIST — GUMLA , 
STATE _ JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 25 जनवरी , 2017 


119 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं PREMLATA पत्नी SRI RAM BINESHWAR SINGH शपथ पत्र सं० 1531 
दिनांक 15 दिसम्बर , 2016 के अनुसार PREMLATA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

_ PREMLATA एवं PREMLATA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF _ SECTOR 4F . QR . NO - 2069 , B . S CITY , 
DIST _ BOKARO , 
STATE - JHARKHAND 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 3--50 | 


